रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.NO. D.L. - 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत 

का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 21022020-216298 

CG - DL - E - 21022020-216298 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 693 ] 
No.693 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , फरवरी 19 , 2020 / माघ 30 , 1941 
NEW DELHI , WEDNESDAY , FEBRUARY 19 , 2020 / 

MAGHA 30 , 1941 

, 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 18 फरवरी , 2020 


का.आ. 761 ( अ ) . केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें 


इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2463 तारीख 10 जुलाई , 2019 , जो भारत के 


राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उप - खंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा बिहार राज्य के सारण जिले में 


NH85 के कि.मी. 2.3 से कि.मी. 34.66 ( समाहरणालय , सारण , बिहार ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा 


करने / चार लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 


विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख 27 जुलाई , 


2019 " प्रभात खबर " और " दैनिक जागरण " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


991 GI / 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 


दिया है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 


अपनी रिपोर्ट दे दी है 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की 


धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में 


विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती 


है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 


बिहार राज्य के सारण जिले में NH85 के कि.मी. 2.3 से कि.मी. 34.66 ( समाहरणालय , सारण , बिहार ) के लिए अर्जन 

की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम : बिहार 


जिले का नाम : सारण 


क्रमिक सर्वेक्षण संख्या 
संख्या 


भूमि का प्रकार 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


भूमि की प्रकृति || भूमि का क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुक का नाम : एकमा 


गांव का नाम : एकमा 


आवासीय ( मुख्य 


1 


2894 


निजी 


0.018 


डाक्टर सुधा सिंह सिंह पति डॉक्टर शिव 
कुमार सिंह 
( 


सड़क ) 


आवासीय ( मुख्य 


डाक्टर सुधा सिंह सिंह पति डॉक्टर शिव 


2 


2895 


निजी 


0.078 


कुमार सिंह 


सड़क ) 


0 


आवासीय ( शाखा 


3 


2896 


निजी 


0.094 


मुन्नी देवी पति योगेंद्र प्रसाद और सुनील 
ठाकुर , मनोज ठाकुर ठाकुर , दिलीप ठाकुर , 
संतोष ठाकुर पिता ब्रह्मदेव ठाकुर 
10 


सड़क ) 


आवासीय ( मुख्य 


4 


2898 


निजी 


0.082 


रामायण सिंह पिता स्वर्गीय यमुना सिंह 
( ) 


सड़क ) 


आवासीय ( मुख्य 


5 5 


2901 


निजी 


0.054 


रामायण सिंह पिता स्वर्गीय यमुना सिंह , 
कामेश्वर कुमार सिंह , अर्जुन कुमार सिंह 
पिता रामायण सिंह , श्रीमति प्रिया 


सड़क ) 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


3 


भारद्वाज पति रूपेश कुमार सिंह और निक्की 
सिंह पति निखिल कुमार सिंह 
0 


6 


3056 


निजी 


आवासीय ( शाखा 

0.042 
सड़क ) 


लक्ष्मण सिंह 
0 


आवासीय ( मुख्य 


महेंद्र राय 


7 


3088 


निजी 


0.005 


सड़क ) 


( 


शिव कुमार 


8 


3089 


निजी 


आवासीय ( शाखा 

0.062 
सड़क ) 


रीना देवी पति नायक साह , नायक साह 
पिता स्वर्गीय केदार साह , 
प्रसाद पिता स्वर्गीय केदार साह , अजीत 
कुमार गुप्ता पिता रामेश्वर प्रसाद , कुसुम 
देवी पति सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता 
( 


आवासीय ( मुख्य 


अमलावती देवी पति स्वर्गीय छोटे लाल 
शर्मा 


9 


3090 


निजी 


0.004 


सड़क ) 


0 


आवासीय ( मुख्य 


विजय सिंह पिता स्वर्गीय राजगृह सिंह , 
अमलावती देवी पति स्वर्गीय छोटे लाल 
शर्मा 


10 


3091 


निजी 


0.004 


सड़क ) 


0 


आवासीय ( मुख्य 


11 


Il3092 


निजी 


0.025 


सिपाही साह पिता स्वर्गीय दीप साह , 
सुनील कुमार शर्मा , सवुजा कुवर , त्रिलोकी 
शर्मा पिता स्वर्गीय शिव जी शर्मा , श्रीमति 
बेबी देवी पति रविंदर प्रसाद , बलिराम 
सिंह पिता स्वर्गीय बचन सिंह 
0 


सड़क ) 


आवासीय ( मुख्य 


हरेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय शिव जी सिंह 


12 


3094 


निजी 


0.057 


सड़क ) 


( ) 


आवासीय ( मुख्य 


13 


3095 


निजी 


0.039 


महेंद्र यादव पिता श्याम नारायण यादव , 
सुशीला देवी पति सुशील कुमार शर्मा , 
दीनदयाल शर्मा पिता स्वर्गीय इन्द्रदेव शर्मा 
और जैननाथ यादव 
( 


सड़क ) 


3095/8911 


आवासीय ( मुख्य 


14 


निजी 


0.006 


भरत सिंह 
( 


3095 


सड़क ) 


आवासीय ( मुख्य 


15 


3096 


निजी 


0.016 


भरत सिंह 
10 


सड़क ) 


आवासीय ( शाखा 


16 


3097 


निजी 


0.022 


रामायण सिंह पिता यमुना सिंह 
O 


सड़क ) 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


मनोज ठाकुर ठाकुर , 


आवासीय ( शाखा 


17 


3098 


निजी 


0.014 


सुनील ठाकुर , मनोज 

दिलीप 
ठाकुर , संतोष ठाकुर पिता ब्रह्मदेव ठाकुर 
( 


सड़क ) 


आवासीय ( मुख्य 


18 


3107 


निजी 


0.009 


रविंद्र सिंह , शैलेश सिंह पिता रामनरेश 
सिंह 
( 


सड़क ) 


कुल 


0.631 


[ फा . सं . NHAI / BOT / 11012 / 27 / 2004 / 3D ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 18th February , 2020 


S.O. 761 ( E ) .— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways , S.O. 2463 dated 10 July , 2019 , published in the Gazette of India , Extraordinary , 


Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 
( ( ) , 
( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire 


the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , 

( / - , 
maintenance , management and operation of NH85 on the stretch of land from Km 2.3 to Km 34.66 ( Collectriate 

, ( 


Office , Saran , Bihar ) in the district of SARAN in the State of BIHAR 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Prabhat Khabar ” and “ Dainik 
Jagran ” both dated 27th July , 2019 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 


competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 

, ( , 


submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 


conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the 


land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government 

, ( 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 


Schedule shall vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


5 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH85 in the 
stretch of land from Km 2.3 to Km 34.66 ( Collectriate Office , Saran , Bihar ) in the district of SARAN in 

the State of BIHAR 


State : BIHAR 


District : SARAN 


Sr. 
No. 


Nature of Land 


Survey 
Number 


Type of Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner / Interested 

Person 
Part Survey No. 


2 


3 


4 


5 


6 


Taluk : Ekma 


Village : Ekma 


1 


2894 


Private 


Residential 
( Main Road ) 


0.018 


Dorctor Sudha Singh w / O Doctor Shiv 
kumar Singh 
Dorctor Sudha Singh w / 0 Doctor Shiv 
kumar Singh 


2 


2895 


Private 


Residential 
( Main Road ) 


0.078 


3 


2896 


Private 


Residential 
( Branch Road ) 


0.094 


Munni Devi husband Yogendra Prasad 
and Sunil Thakur , Manoj Thakur Thakur , 
Dilip Thakur , Santosh Thakur father 
Brahmadev Thakur 


4 


2898 


Private 


Residential 
( Main Road ) 


0.082 


Ramayan Singh S / o Late Yamuna Singh 


5 


2901 


Private 


Residential 
( Main Road ) 


0.054 


Ramayan Singh Slo Late Yamuna Singh , 
Kameshwar Kumar Singh , Arjun Kumar 
Singh S / o Ramayan Singh , Srimati Priya 
Bhardwaj W / o Rupesh Kumar Singh and 
Nikki Singh W / o Nikhil Kumar Singh 


6 


3056 


Private 


Residential 
( Branch Road ) 


0.042 


Lakshman Singh 


7 


3088 


Private 


Residential 
( Main Road ) 


0.005 


Mahendra Rai 


8 


3089 


Private 


Residential 
( Branch Road ) 


0.062 


Rina Devi Wo Nayak Sah , Nayak Sah 
S / o Late Kedar Sah , Shiv Kumar Prasad 
S / o Late Kedar Sah , Ajit Kumar Gupta 
S / o Rameshwar Prasad , Kusum Devi W / o 
Surendra Prasad Gupta 


9 


3090 


Private 


Residential 
( Main Road ) 


0.004 


Amalavati Devi W / o Late Chhote Lal 
Sharma 


10 


3091 


Private 


Residential 
( Main Road ) 


0.004 


Vijay Singh S / o Late Rajgrih Singh , 
Amalavati Devi W / o Late Chhote Lal 
Sharma 


11 


3092 


Private 


Residential 
( Main Road ) 


0.025 


Sipahi Sah Slo Late Dip Sah , Sunil Kumar 
Sharma , Sabuja Kuwar , Triloki Sharma 
S / o Late Shiv Ji Sharma , Srimati Baby 
Devi W / o Ravindar Prasad , Baliram Singh 
S / o Late Bachan Singh 


12 


3094 


Private 


Residential 
( Main Road ) 


0.057 


Harendra Singh S / o Late Shiv Ji Singh 


13 


3095 


Private 


Residential 
( Main Road ) 


0.039 


Mahendra Yadav S / o Shyam Narayan 
Yadav , Sushila Devi W / o Sushil Kumar 
Sharma , Dindayal Sharma S / o Late 
Indradeo Sharma and Jainath Yadav 


14 


3095/8911 3095 || Private 


Residential 
( Main Road ) 


0.006 


Bhrat Singh 


15 


3096 


Private 


Residential 
( Main Road ) 


0.016 


Bhrat Singh 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


16 


3097 


Private 


Residential 
( Branch Road ) 


0.022 


Ramayan Singh S / o Yamuna Singh 


17 


3098 


Private 


Residential 
( Branch Road ) 


0.014 


Sunil Thakur , Manoj Thakur Thakur , 
Dilip Thakur , Santosh Thakur father 
Brahmadev Thakur 


18 


3107 


Private 


Residential 
( Main Road ) 


0.009 


Ravindra Singh , Shailesh Singh S / o 
Ramnaresh Singh 


TOTAL 


0.631 


[ F , No. NHAI / BOT / 11012 / 27 / 2004 / 3D ] 

RAJESH GUPTA , Dy . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 


Date : 2020.02.21 16:44:48 + 05'30 ' 


